रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD NO DL -33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


TLIURARY 


ALS.COEKATA 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड ३ – उप - खण्ड (11 ) 
PART I — Section 3– Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शुक्रवार, जून 8 , 2001 / ज्येष्ठ 18 , 1923929 
NEW DELHI, FRIDAY , JUNE 8 , 2001/ JYAISTRA 18 , 1923 


सं. 380 ] 
No. 380 ] 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि एवं सहकारिता विभाग ) 


अधिसूचना 

नईदिल्ली, 8 जून , 2001 
का . आ . 505 ( अ).---- केन्द्रीय सरकार बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 ( 1984 का 51 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारानिर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 74, 75 , 76 और 85 के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार , सहकारी समिति 
द्वारा प्रयोज्य शक्तियों का प्रयोग महाराष्ट्र सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भी महाराष्ट्र राज्य की बहु - राज्य सहकारी समितियों के मामले में 
किया जायेगा : 


1. राज्य में बहु - राज्य सहकारी समितियों के मामले में अपर आयुक्त ( सहकारिता ) तथा विशेष पंजीकार, सहकारी समिति, पुणे । 


2. राज्य में बहु - राज्य सहकारी समितियों के मामले में अतिरिक्त पंजीकार , सहकारी समिति, पुणे । 


3. बहराण्य शहरी सहकारी बैंकों के मामले में अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य में सहकारी समितियों के सभी प्रभागीय संयुक्त 
पंजीकार । 


4. बहुराण्य शहरी सहकारी बैंकों के मामले में अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य में सहकारी समितियों के सभी उप पंजीकार । 


वैसे उपर्युक्त प्रत्यायोजन उन बैंकों/ समितियों के मामले में लागू नहीं होगा जिन्होनें बहु - राज्य सहकारी समिति अधिनियम , 1984 की धारा 
74 और 76 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के दूसरे परन्तुक के संबंध में उच्च न्यायालय , बम्बई से स्थगनादेश प्राप्त कर लिये हैं । 


[ फा० सं० एल . 11012/ 3/ 98 - एल एण्ड एम ] 


के. एस. भोरिया, संयुक्त सचिव 


1763 G1/ 2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II - - Sec 3 (11)] 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture and Cooperation ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, thc 8th June , 2001 


S . O . 505 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 4 of the Multi- State Cooperative 
Societies Act, 1984 (51 of 1984 ), the Central Government hereby directs that the powers cxercisable by the Central 
Registrar of Cooperative Societies under Sections 74 , 75 , 76 and 85 of the said Act shall the exercisable also by the 
following officers of the Government of Maharashtra in respect of Multi -State Cooperative Societies in State in 
Maharashtra - - 


I Additional Commissioner ( Cooperation ) and Special Registrar of Cooperative Societies Pune in respect of all 

Multi- State Cooperative Societies in the State ; 


2. Additional Registrar of Cooperative Societies, Pune in respect of all Multi-State Cooperative Societies in the 

State ; 


3 . All Divisional Joint Registrars of Cooperative Societies in the State within their respective jurisdiction in respect 

of Multi- State Urban Cooperative Banks , 


4 . All the Deputy Registrar of Cooperative Societies in the State within their respective jurisdiction in respect 

of Multi -State Urban Cooperative Banks, 


The above delegation , however, will not be applicable to thc Banks/Societics which have obtained stay orders 
from the High Court of Judicature at Bombay with regard to second proviso of sub - section (2 ) of section 4 read with 
sections 74 and 76 of the Multi- State Cooperative Socicties Act, 1984 


[F No. L -11012 /3/98 -L & M ] 


K . S . BHORIA , Jt. Secy . 


Printod by the Manajer, Govt of India Prou , Ring Road, Mayapurl, Now Delhi- 110064 


